रजिस्ट्री सं.डी.एल. - 33004 / 99 


REGD.No. D. L. - 33004 / 99 


" 


11.11.11.11 


सत्यमेव जयते 


भारत राजपत्र 
The Gazette of India 


चा 


सी.जी. - डी.एल. - अ . - 12042021-226509 

CG - DL - E - 12042021-226509 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II- खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1426 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , अप्रैल 9 , 2021 / चैत्र 19 , 1943 
NEW DELHI , FRIDAY , APRIL 9 , 2021 / CHAITRA 19 , 1943 


No. 1426 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 


नई दिल्ली , 9 अप्रैल , 2021 


का.आ. 1537 ( अ ) . केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4627 ( अ ) , तारीख 18 दिसम्बर 2020 जो भारत के 
राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में 
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 965 के कि.मी. 117 से कि.मी. 176 ( राजुरी ते बालू पाटलाचीवाड़ी तक ) के राष्ट्रीय राजमार्ग के 
निर्माण ( चौड़ा करने बाइपास सहित चार / छह लेन का बनाने , आदि ) , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस 
अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख 
30 दिसम्बर 2020 को " सकाळ " ( मराठी ) और तारीख 30 दिसम्बर 2020 " द टाईम्स ऑफ इंडिया ” ( अंग्रेजी ) दोनों में 


प्रकाशित किया गया था ; 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर 
दिया है 


; 


2145GI / 2021 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 


महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 965 के कि.मी. 117 से कि.मी. 176 ( राजुरी ते बालू 
टलाचीवाड़ी तक ) राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चौड़ा करने बाइपास सहित चार / छह लेन का बनाने , आदि ) के लिए 

अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण । 


राज्य का नाम : महाराष्ट्र 


जिले का नाम : सातारा 


क्रमिक || सर्वेक्षण संख्या 
संख्या 


भूमि का प्रकार 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


भूमि की प्रकृति || भूमि का क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


तालुक का नाम : फलटण 


गांव का नाम : भवानीनगर 


1 


16Pai 


निजी 


कृपि 


0.0177 


2 


16Pai 


निजी 


कृषि 


0.0168 


बबुताई दत्तोबा सांळुखे 
( १६ पै ) 
मंगल मछिन्द्र सांळुखे 
( १६ पै ) 
जोतिराम दत्तोबा सांळुखे पोपट दत्तोबा 
सांळुखे 
( १६ पै ) 


3 


16Pai 


निजी 


कृषि 


0.0492 


गांव का नाम : पिंप्रद 


4 


1770 Pai 


निजी 


कृषि 


0.0055 


हणमंत तुकाराम शिंदे जनार्दन तुकाराम 
शिंदे जाईबाई तुकाराम शिंदे कमल लालासो 
भापकर शांता संजय ताकवाले 
( ७७० पै ) 


5 


770 Pai 


निजी 


कृषि 


0.0096 


गुलाब विठोबा शिंदे 
( ७७०१ ) 


6 


770 Paii 


निजी 


कृषि 


0.005 


बबन महादेव शिंदे 
( ७७० पै ) 


गांव का नाम : राजुरी 


[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


7 


5 Pai 


निजी 


कृषि 


0.1167 


संजय रामचंद्र राउत 
( ५ पै ) 


गांव का नाम : विडणी 


8 


261/1 Pai 


निजी 


कृषि 


0.1323 


जनार्दन शिवराम पोंदकुले लक्ष्मण शिवराम 
पोंदकुले पांडुरंग शिवराम पोंदकुले 
( २६१ / १ पै ) 
सहदेव धोंडिबा बागड़े 
( २६७/१ ) 


9 


267/1 


निजी 


कृषि 


0.012 


मनीषा दिलीप नाळे 


10 


267 / 1 / 3 / A 


निजी 


कृषि 


0.0039 


२६७ / १ / ३ अ ) 


11 


271 / 1Pai 


निजी 


कृषि 


0.0028 


निवृत्ति पांडुरंग नाळे 
( २७१/१ पै ) 


12 


1271/2 Pai 


निजी 


कृपि 


0.0007 


विट्ठल बीरु कोकरे पोपट बीरु कोकरे मालन 
बीरु कोकरे इंदूबाई निवृत्ति सोनवलकर 
कलाबाई रामचंद्र दडस नीलवती पोपटराव 
दडस कमल गुलाबराव धायगुडे कांताबाई 
जयवंत कर्णवर 
( २७१ / २ पै ) 
शिवाजी पांडुरंग मदने सुरेश पांडुरंग मदने 
चंदर पांडुरंग मदने आजिनाथपांडुरंग मदने 
आबा पांडुरंग मदने 
( २७१ / ३ पै ) 


13 


271 / 3Pai 


निजी 


कृषि 


0.0004 


14 


271 / 5Pai 


निजी 


कृषि 


0.0002 


बाळू सदू कोकरे , दादू सदू कोकरे , सर्जेराव 
काळू कोकरे , तुळशीराम अप्या कोकरे , 
कुंडलिक अप्पा कोकरे , पोपट मल्हारी 
कोकरे , गोविंदराव मल्हारी कोकरे , बापू 
कृष्णा कोकरे , बाळासो बापू कोकरे , लक्ष्मण 
दिनकर कोकरे , पांडूरंग दिनकर कोकरे , 
आण्णा दादू कोकरे , बबन दादू कोकरे , 
दिलीप दादू कोकरे , खशाबा दादू कोकरे , 
चतुरा ज्ञानदेव बळकुडे , सखुबाई बापू दडस , 
चंद्राबाई दादू कोकरे 
( २७१ / ५ पै ) 


कुल 


0.3728 


[ फा . सं . NHAI / PIU / PUNE / PALAKHI MARG / LA / 2017 / 3D ] 


राजेश गुप्ता , 


निदेशक 


4 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 9th April , 2021 


S.O. 1537 ( E ) .— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways , S.O. 4627 ( E ) Date 18 December 2020 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , 
Section 3 , Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intension to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said notification for building ( widening / four / Six -laning including bypasses etc. ) , 
maintenance , management and operation of National Highway No. 965 , in the stretch of land from Km 117 to Km 176 
( Rajuri - Balupatlachi wadi ) Section in Satara district in the state of Maharashtra . 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Sakal " ( Marathi ) dated 
30 December 2020 and " The Times Of India " ( English ) dated 30 December 2020 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A 
of the said Act ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazciic , the land specificd in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government , ſrce from all cncumbranccs . 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the National Highway 
No. 965 , in the stretch of land from Km 117 to Km 176 Section in Satara district in the state of Maharashtra 


State : MAHARASHTRA 


District : Satara 


SI . 
No. 


Survey 
Number 


Type of Land 


Nature of 

Land 


Area in 
Hectare 


Name of the Land Owner / Interested 

Person 
Part Survey No : 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Taluk : Phaltan 


Village : Bhawaninagar 


1 


16Pai 


Private 


Agri 


0.0177 


Babutai Dattoba Salunkhe 
16Pai 


2 


16Pai 


Private 


Agri 


0.0168 


Mangal Machhindra Salunkhe 
16Pai 


3 


16Pai 


Private 


Agri 


0.0492 


Jotiram Dattoba Salunkhe , Popat 
Dattoba Salunkhe 
16Pai 


Village : Pimprad 


770 Pai 


Private 


Agri 


0.0055 


Hanmant Tukaram Shinde , Janardan 

Tukaram Shinde , Jaibai Tukaram 
Shinde , Kamal Lalaso Bhapkar , Shanta 
Sanjay Takvale 
770Pai 


[ भाग II– खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 

: 


5 


5 


770 Pai 


Private 


Agri 


0.0096 


Gulab Vithoba Shinde 
770Pai 


6 


770 Pai 


Private 


Agri 


0.005 


Baban Mahadev Shinde 
770Pai 


Village : Rajuri 


7 


5Pai 


Private 


Agri 


0.1167 


Sanjay Ramchandra Raut 
5Pai 


Village : Vidani 


8 


261/1 Pai 


Private 


Agri 


0.1323 


Janardan Shivaram Pondakule , 
Lakshaman Shivaram Pondakule , 
Pandurang Shivaram Pondakule 
261 / 1Pai 


9 


267/1 


Private 


Agri 


0.012 


Sahdev Dhondiba Bagade 
267/1 


10 


267 / 1 / 3 / A 


Private 


Agri 


0.0039 


Manisha Dilip Nale 
267 / 1 / 3 / A 


11 


271 / 1Pai 


Private 


Agri 


10.0028 


Nivrutti Pandurang Nale 
271/1 Pai 


12 


1271/2 Pai 


Private 


Agri 


0.0007 


Vitthal Biru Kokare , Popat Biru Kokare , 
Malan Biru Kokare , Endubai Nivarutti 
Sonvalkar , Kalabai Ramchandra Dadas , 
Nilavati Popatrav Dadas , Kamal 
Gulabrav Dhaygude , Kantabai Jayvant 
Karnvar 
271 / 2Pai 


13 


271/3 Pai 


Private 


Agri 


0.0004 


Shivaji Pandurang Madane , Suresh 
Pandurang Madane , Chandar Pandurang 
Madane , Aajinath Pandurang Madane , 
Aaba Pandurang Madane 
271 / 3Pai 


14 


271/5 Pai 


Private 


Agri 


0.0002 


Balu Sadu Kokare , Dadu Sadu Kokare , 
Sarjerav kalu Kokare , Tulashiram Appa 
Kokare , Kundalik Appa Kokare , Popat 
Malhari Kokare , Govindrav Malhari 
Kokare , Bapu Krushna Kokare , Balaso 
Bapu Kokare , Lakshaman Dinakar 
Kokare , Pandurang Dinkar Kokare , 
Aanna Dadu Kokare , Baban Dadu 
Kokare , Dilip Dadu Kokare , Khashaba 
Dadu Kokare , Chatura Dyandev 
Valakude , Sakhubai Bapu Dadas , 
Chandrabai Dadu Kokare 
271 / 5Pai 


TOTAL 


0.3728 


[ F. No. NHAMPIU / PUNE / PALAKHI MARG / LA / 2017 / 3D ] 

RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . SURENDER 


Digitally signed by SURENDER 
MAHA DA SAM 


MAHADASAM Date : 2021.04.1212.22:15 +05 : 30 


